GOVT 
.DEHARYANA 


सत्यमेव जयते 


Haryana Government Gazette 


Published by Authority 


© Government of Haryana 
No.33-20201 CHANDIGARH , TUESDAY , AUGUST 18 , 2020 ( SRAVANA 27 , 1942 SAKA ) 


PART - I 


Notifications, Orders and Declarations by Haryana Government 

हरियाणा सरकार 
कृषि तथा किसान कल्याण विभाग 

अधिसूचना 

दिनांक 16 जुलाई, 2020 
संख्या 641 - कृषि अनु ० (1 )-2020 / 3992.- हरियाणा कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 (1961 का पंजाब अधिनियम 23 ) 
की धारा 7 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल , इसके द्वारा , भूतपूर्व पंजाब 
सरकार , कृषि विभाग, ( मार्किट कमेटियाँ ), अधिसूचना संख्या 4132 - कृषि- ( V) -64/3529 , दिनांक 22 मई, 1964 में, 
निम्नलिखित संशोधन करते हैं , अर्थात् : - 

संशोधन 
भूतपूर्व पंजाब सरकार, कृषि विभाग , ( मार्किट कमेटियाँ ), अधिसूचना संख्या 4132 - कृषि-I ( V )-64/3529 , 
दिनांक 22 मई, 1964 में अनुसूची में , खाना 1 , 2 , 3 तथा 4 के नीचे, क्रम संख्या 3 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, 
निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जायेंगी, अर्थात् 
क्रम संख्या | उप मण्डी प्रांगण का परिक्षेत्र | नई सब्जी मण्डी नूंह निम्नलिखित सीमाओं | अधिसूचित मण्डी क्षेत्र 

सहित 
2 . 

4 . 
" 3 नई सब्जी मण्डी, नूंह पूर्व : - पूर्व दिशा में 5 कर्म निर्मित सड़क पूर्व से नूंह मार्किट कमेटी क्षेत्र 

दक्षिण की ओर । 
पश्चिम : पश्चिम दिशा में किला संख्या 54-1 , 
10 , 11 , 20 श्री वेद प्रकाश इत्यादी इस सम्पत्ति 
का स्वामी है । 
उत्तर: - उत्तर दिशा में किला संख्या 49- 17 , 
18,19 इस सम्पत्ति का स्वामी शिक्षा विभाग, 
डी.आई.ई.टी. विद्यालय, नूंह है । 
दक्षिण : - दक्षिण दिशा में किला संख्या 
54-18 / 1-18 / 5–19 / 2 इस 

इस सम्पत्ति के 
स्वामी श्री संजय पुत्र श्री अमरनाथ तथा किला 
संख्या 54–18 / 1 तैययब हुसैन इत्यादी है । 


1 . 


3 . 


संजीव कौशल, 
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, 
कृषि तथा किसान कल्याण विभाग । 


( 1966 ) 


PART 1 ] 


HARYANA GOVT . GAZ ., 


AUG . 18 , 2020 ( SRVN . 27 , 


1942 SAKA ) 


1967 


HARYANA GOVERNMENT 


AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE DEPARTMENT 


Notification 


The 16th July , 2020 
No. 641 -Agri Sec . ( 1 )-2020 / 3992.- In exercise of the powers conferred by sub - section ( 2 ) of section 7 of the 
Haryana Agricultural Produce Markets Act , 1961 (Punjab Act 23 of 1961 ) , the Governor of Haryana hereby makes 
the following amendment in the erstwhile Punjab Government, Agriculture Department (Market Committees ), 
notification No. 4132 - Agri.I- ( V ) 64/3529 dated the 22nd May, 1964 , namely : 

AMENDMENT 
In the erstwhile Punjab Government, Agriculture Department (Market Committees ), notification No. 4132 
Agri.I- ( V ) 64/3529 , dated the 22nd May , 1964 , in the Schedule, under columns 1 , 2 , 3 and 4 , for serial number 3 and 
entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be substituted, namely : 
Sr. Name of the Sub- Market Locality of Market Committee Nuh 

Notified Market Area 
No. Yard 
1 . 2 . 3 . 

4 . 
“ 3 New Vegetable Market, East = East way ( S ) five karam constructed Market Committee , Nuh . " 
Nuh . 

Road this East to South . 
West = West kila No. 54-1,10,11,20 this 
property owner Sh . Ved Parkash etc. 
North = North side kila No. 49-17,18,19 this 
property owner education department xii 
Diet School Nuh 
South = South side kila No. 54-18 / 1-18 / 5 
19/2 this property owner Sanjay S /o Amar 
Nath & kila No. 54-18 / 1 this property owner 
Tayyab Hussain etc. 


SANJEEV KAUSHAL , 
Additional Chief Secretary to Government Haryana, 

Agriculture and Farmers Welfare Department. 


8856 — C.S. - H.G.P ., Pkl. 


